रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 01102020-222196 

CG - DL - E - 01102020-222196 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3050 ] 
No.3050 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 1 , 2020 / आश्विन 9 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , OCTOBER 1 , 2020 / ASVINA 9 , 1942 
___ 


इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( आई.पी.एच.डब्ल्यू . प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 अक्तूबर , 2020 
विषय : “ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल ( अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ ) आदेश , 2012 की अनुसूची 

में उत्पाद श्रेणियों का परिवर्धन । 

का.आ. 3429 ( अ ) . भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 1986 ( 1986 का 63 ) के खंड 10 ( 1 ) ( त ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियमावली , 1987 , के नियम 13 के खंड ( च क ) के अनुसरण 

में केंद्र 
सरकार एतद्द्वारा “ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल ( अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएँ ) आदेश , 2012 , ” की 
अनुसूची में निम्नलिखित उत्पादो को शामिल करती हैं अर्थात् : 
क्रमांक उत्पाद श्रेणी भारतीय मानक संख्या 

भारतीय मानक का शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
57 तार रहित माइक्रोफ़ोन भा ० मा ० 616 : 2017 

श्रव्य , दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 

सुरक्षा आवश्यकताएँ 
58 डिजिटल कैमरा भा ० मा ० 13252 खंड 1 : 2010 सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 

सामान्य आवश्यकताएं 
59 वीडियो कैमरा भा ० मा ०616 : 2017 

श्रव्य , दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
सुरक्षा आवश्यकताएँ 


4678GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II_SEC . 3 ( ii ) ] 


60 


भा ० मा ०616 : 2017 


वेब कैमरा ( तैयार 
उत्पाद ) 
स्मार्ट स्पीकर ( डिस्प्ले 
के साथ और डिस्प्ले के 


श्रव्य , दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
सुरक्षा आवश्यकताएँ 
श्रव्य , दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
सुरक्षा आवश्यकताएँ 


61 


भा ० मा ०616 : 2017 


बिना ) 


62 


भा ० मा ० 60669-2-1 : 2008 . 


एलईडी उत्पादों के 
लिए मंदक 


घरेलू और समान विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए 
स्विच के इलेक्ट्रॉनिक स्विच मानकों की 
विशेष आवश्यकताएं । 
श्रव्य , दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
सुरक्षा आवश्यकताएँ 


63 


ब्लूटूथ स्पीकर 


भा ० मा ० 616 : 2017 


2. उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में इस आदेश के माध्यम से शामिल उत्पाद श्रेणियों पर " इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना 
प्रौद्योगिकी माल ( अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएँ ) आदेश 2012 , " के प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में इस 
अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे | 


[ सं . डब्ल्यू -47 / 40 / 2020 - आई.पी.एच.डब्ल्यू - ई.एवं सू.प्रौ.मं. ] 

आशा नांगिया , वैज्ञानिक ' जी ' 


MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 


( IPHW DIVISION ) ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 1st October , 2020 


Subject : Addition of product categories to the Schedule of the “ Electronics and Information 
Technology Goods ( Requirements for Compulsory Registration ) Order , 2012 . 

( , 
S.O. 3429 ( E ) .— In exercise of the power conferred by clause 10 ( 1 ) ( p ) of the Bureau of Indian 
Standards Act . , 1986 ( 63 of 1986 ) and in pursuance of clause ( fa ) of the rule 13 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 1987 , the Central Government , hercby includes the following products to the Schedule of 
the “ Electronics and Information Technology Goods ( Requirements for Compulsory Registration ) Order , 
2012 , namely " : - 


S. No. 


Indian Standard Number 


Title of Indian Standard 


Product Category 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


57 


Wireless microphone 


IS 616 : 2017 


58 


Digital Camera 


IS 13252 ( Part 1 ) : 2010 


59 


Video Camera 


IS 616 : 2017 


Audio , video and similar electronic 
apparatus - safety requirements 
Information technology equipment 
safety part 1 general requirements 
Audio , video and similar electronic 
apparatus - safety requirements 
Audio , video and similar electronic 
apparatus - safety requirements 
Audio , video and similar electronic 
apparatus - safety requirements 


60 


IS 616 : 2017 


Webcam ( Finished 
Product ) 
Smart Speakers ( with 
and without Display ) 


61 


IS616 : 2017 


62 


IS 60669-2-1 : 2008 . 


Dimmers for LED 
products 


Particular requirements for Electronic 
switches standards for Switches for 
household and similar fixed electrical 
installations . 


63 


Bluetooth speakers 


IS 616 : 2017 


Audio , video and similar electronic 
apparatus - safety requirements 


[ HTT II — QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


2. The provisions of Electronics and Information Technology Goods ( Requirements for Compulsory 
Registration ) Order , 2012 " shall apply on the product categories added to the schedule of the said Order by 
virtue of this notification on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the 
official Gazette . 


[ F. No. W - 47 / 40 / 2020 - IPHW - MeitY ] 


ASHA NANGIA , Scientist ' G 


2 


Note : The Principal Order was published in the Gazette of India , Extraordinary vide S.O. number 

2357 ( E ) , dated 3rd October , 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034 ( E ) dated 5th July , 
2013 , S.O. 3022 ( E ) dated 4th October , 2013 , S.O. 2905 ( E ) dated 13th November , 2014 , 
S.O. 2030 ( E ) dated 21st September , 2015 S.O. 345 ( E ) dated 3rd February , 2016 , S.O. 638 ( E ) 
dated 10th February , 2016 , S.O. 3509 ( E ) dated 24th October , 2016 , S.O. 2403 ( E ) dated 
23rd August , 2017 S.O. 1321 ( E ) dated 5th March , 2018 , S.O. 1236 ( E ) dated 1st April , 2020 and 
S.O.3170 ( E ) dated 16th September , 2020 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 
VERMA 


Digtally signed by MANOJ KUMAK 
VEMA 


Date : 2020. 10.01 22:51:05 + OG'30 


